निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 आश्विन 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 979 ) पटना , मंगलवार , 17 अक्तूबर 2017 


उद्योग विभाग 


अधिसूचना 

2 अगस्त 2017 
सं० 4तक0 / गठन / 51 - 2017 - 1090 — बिहार स्टार्ट - अप नीति , 2017 की कंडिका - 11.6 में निहित प्रावधान के 
आलोक में राज्य सरकार द्वारा निम्न प्रकार स्टार्ट - अप निवेश सलाहकार समिति (SIAC ) का गठन किया जाता है , जो 
एक्सपर्ट कमिटि के रूप में कार्य करेंगे : 
1. डॉ0 सौरभ श्रीवास्तव , फाउण्डर, इंडिया एंजेल नेटवर्क 

सदस्य 
2. श्री प्रमार्थ सिन्हा, फाउन्डिंग डीन , आई0एस0बी0 एवं फाउण्डर एवं 
प्रबंध निदेशक , 9.9 मीडियावर्क प्रा0 लि0 

सदस्य 
3. श्री अजय चौधरी, अध्यक्ष, शासी निकाय, आई0 आई0 टी0 , पटना एवं 
फाउण्डर, एच0 सी0 एल0 लि0 

सदस्य 
4. श्री उदय शंकर, सी0 ई0 ओ0, स्टार टेलिविजन 

सदस्य 
5. श्री रवि शंकर श्रीवास्तव , निवेश आयुक्त , मुम्बई , बिहार सरकार 

संयोजक 
2. उक्त सलाहकार समिति बिहार स्टार्ट - अप नीति , 2017 की कंडिका 11. 6 में निहित प्रावधानों के अनुरूप 
कार्य करेगी । 
3. सलाहकार समिति के गठन के प्रस्ताव पर माननीय मुख्यमंत्री, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है । 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशित किया जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

( ह०) अस्पष्ट , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय, 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 979- 571 + 500 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih .nic . in 


